रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L . - 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART I — Section 3 – Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 1043] 
No. 1043 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 28 , 2005 / आश्विन 6, 1927 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 28, 2005 /ASVINA 6 , 1927 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 
( बैंकिंग प्रभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2005 
का . आ . 1414 ( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का. आ . 1263 ( अ ) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने गोरखपुर 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बस्ती ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है, जिसका नाम “ पूर्वांचल ग्रामीण बैंक " है 
और प्रधान कार्यालय " गोरखपुर " में है ; 


अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर , 2005 से गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बस्ती ग्रामीण बैंक, जिसने समामेलन के कारण कार्य करना बंद 
कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगा । 

[ फा. सं. 1 ( 2 )/2001 - आर . आर. बी . ] 

जी . सी . चतुर्वेदी , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2005 
S . O . 1414 ( E ), — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Economic Affairs ) Banking Division , number S . O . 1263 (E ) dated 12th September, 2005 , issued under sub - section ( 1 ) of 
Section 23 A of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for 
amalgamation of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank and Basti Gramin Bank into a single Regional Rural Bank called 
as " Purvanchal Gramin Bank " with its Head Office at " Gorakhpur "; 


2922. GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II --- SEC . 3 (ii)] 


Paaw 


- 


- 


- 


-- mor 


: : . .: - - - : : :: 


Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D ofthe Regional Rural 
Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), hereby directs that with effect front 12th September, 2005 , the Gorakhpur Kshetriya Gramin 
Bank , and Basti Graniin bank , which by reason of amalgamation has ceased to function , shall stand dissolved and shall tako 
effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act . 

[ E. No. 1(2)/ 2001-R. R. B.] 

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2005 
का . आ . 1415( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1264( अ ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने काशी 
ग्रामीण बैंक और गोमती ग्रामीण बैंक और सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है, जिसका नाम 
" काशी गोमती समयुक्त ग्रामीण बैंक " है और प्रधान कार्यलय " वाराणसी में है; 

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर , 2005 से काशी ग्रामीण बैंक, गोमती ग्रामीण बैंक और सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसने समामेलन के 
कारण कार्य करना बंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी 


होगा । 


[ फा . सं. 1 ( 2 )/ 2001 - आर. आर. बी . ] 

जी . सी . चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2005 
S. 0 . 1415 ( E ). - Whereas by notification of the Government of India inthe Ministry of Finance (Department of 
Economic Affaits) Banking Division , number S . O . 1264 (E ) dated 12th September , 2005 , issued under sub - section (1) of 
Section 23 A of the Regional Rural Banks Act , 1976 (21 of 1976 ), the Central Government has notified for 
amalgamation of the Kashi Gramin Bank , Gomti Gramin Bank and Samyut Kshetriya Gramin Bank into a single Regional Rural 
Bank called as " Kashi Gomti SamyutGramin Bank” with its Head Office at“ Varanasi” ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), hereby directs that with effect from 12th Septembcr, 2005 , the KashiGramin Bank ,Gomti 
Gramin Bank and SamyutKshetriya Gramin Bank ,which by reason of amalgamation has ceased to function , shall stand 
dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act. 

[ E No. 1(2)/ 2001-R. R. B.] 

G . C . CHATURVEDI, JL. Sccy: 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2005 


का . आ . 1416( अ ). -- यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23 क की उपधारा( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ). बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1265 ( अ ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने 
गुरदासपुर - अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक और कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है, जिसका नाम पंजाब ग्रामीण बैंक है और प्रधान कार्यालय " कपूरथला " में है ; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर, 2005 से गुरदासपुर- अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक और कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 
शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसने समामेलन के कारण कार्य करना बंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 
में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगा । 


[ फा. सं. 1 ( 2 )/2007 - आर. आर . बी. ] 

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


[ भाग ]I - खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2005 
S . O . 1416 ( E ). --- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance ( Department of 
Economic Affairs) Banking Division , Number S. O . 1265 (E ) dated 12th September, 2005, issued under Sub -section (1) of 
Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976), the Central Government has notified for 
amalgamation of the Gurdaspur- Amritsar Kshetriya Gramin Viksah Bank, Kapurthala -Ferozpur Kshetriya Gramin Bank 
and shivalik Kshetriy Gramin Bank into a single Regional Rural Bank called as “ Punjab Gramin Bank ” with its Head Office 
at " Kapurthala "; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act, 1976 (21 of 1976 ), hereby directs that with effect from 12th September, 2005 , the Gurdaspur- Amritsar Kshetriya 
Gramin Viksah Bank , Kapurthala - Ferozpur Kshetriya Gramin Bank and shivalik Kshetriya Gramin Bank ,wluch by reason 
of amalgamation has ceased to function , shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the 
contrary contained in Section 26 ofthe said Act . 

[ F. No . 1( 2)/2001 - R. R. B.] 

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

.. नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2005 
का . आ . 1417 ( अ ). – यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का. आ . 1266 ( अ ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने 
वलसाड - डांग्स ग्रामीण बैंक, सूरत - भरूच ग्रामीण बैंक और पंचमहाल - बड़ोदरा ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित 
किया है, जिसका नाम " बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक " है और प्रधान कार्यलय “ भरूच में है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर, 2005 से वलसाड - डांग्स ग्रामीण बैंक , सूरत - भरूच ग्रामीण बैंक और पंचमहाल - बड़ौदरा ग्रामीण बैंक, 
जिसने समामेलन के कारण कार्य करना बंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी प्रतिकूल बात के 
होते हुए भी प्रभावी होगा । 

[ फा. सं. 1( 2 )/ 2001 - आर. आर. बी. ] 

जी. सी. चतुर्वेदी , संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi,the 28th September , 2005 
S . O . 1417 ( E ).- - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Departmentof 
Economic Affairs) Banking Division , Number S . 0 . 1266 (E ) dated 12th September, 2005 , issued under Sub - section (1 ) 
of Section 23A of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976), the Central Government has notified for 
amalgamation of the Valsad -Dangs Gramin Bank , Surat-Bharuch Gramin Bank and Panchmahal - Vadodara Gramin Bank 
into a single Regional Rural Bank called as “ Baroda Gujarat Gramin Bank " with its Head Office at “ Bharuch "; 

Now , therefore , the Central Governnient, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act 1976 ( 21of 1976), hereby directs that with effect from 12th September , 2005, the Valsad - Dangs Grarnin Bank , 
Surat-Bharuch Gramin Bank and Panchmahal- Vadodara Gramin Bank which by reason of amalgamation has ceased to 
function , shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of 
the said Act. 

{ F No. 1( 2)/2001 - R. RB.] 

G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2005 
का . आ . 1418( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का. आ . 1267( अ ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने अकोला, 
ग्रामीण बैंक और यवतमाल ग्रामीण बैंक और बुलढाणा ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है, जिसका नाम 
विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और प्रधान कार्यालय " अकोला " में है ; 


- 


- . 


- . 


m 


. . . 


- 


. 


--- 


- - - - - - 


- 


- . . mommon 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEc: 3 (ii )] 
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर , 2005 से अकोला ग्रामीण बैंक , यवतमाल ग्रामीण बैंक और बुलढाणा ग्रामीण बैंक , जिसने समामेलन के 
कारण कार्य करना बंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी 
होगा । 

[ फा. सं. 1 ( 2 )/2001 - आर. आर. बी. ] 

जी . सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September , 2005 
S . O . 1418 (E ). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Econoniic Affairs ) Banking Division , Number S . O . 1267 ( E ) dated 12th September, 2005 , issued under Sub - section ( 1) of 
Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for 
amalgamation of the Akola Grainin Bank, Yavatmal Gramin Bank and Buldhana Gramnin Bank into a single Regional Rural 
Bank called as " VidharbhaKshetriya Gramin Bank " with its Head Office at “ Akola "; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise ofthe powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act, 1976 ( 21of 1976 ), hereby directs that with effect from 12th September, 2005, the Akola Gramin Bank , Yavatmal 
Gramin Bank and Buldhana Gramin Bank , which by reason of amalgamation has ceased to function , shall stand dissolved 
and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of the said Act. 

[ F. No . 1(2)/ 2001 - R. R. B.] 

G. C . CHATURVEDI, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2015 
का . आ . 1419 ( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी को 
गई भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1268( अ ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने कच्छ 
ग्रामीण बैंक, बनासकांठा - मेहसाणा ग्रामीण बैंक और साबरकांठा - गांधीनगर ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया 
है , जिसका नाम देना गुजरात ग्रामीण बैंक " है और प्रधान कार्यलय " गांधीनगर " में है ; 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर, 2005 से कच्छ ग्रामीण बैंक, बनासकांठा- मेहसाणा ग्रामीण बैंक और साबरकांठा - गांधीनगर ग्रामीण बैंक , 
जिसने समामेलन के कारण कार्य बंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 
भी प्रभावी होगा । 


[ फा . सं. 1( 2 )/2001 - आर. आर. बी. ] 

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th September, 2005 
S . O . 1419 ( E ). — Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Econoinic Affairs) Banking Division, Number S. O . 1268 ( E) dated 12th September, 2005 , issued under Sub - section (1 } of 
Section 23A of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for 
amalgamation of theKutch Gramin Bank , Banaskantha -Mehsana Gramin Bank and Sabarkantha Grandhinagar Gramin 
Bank into a single Regional Rural Bank called as " Dena Gujarat Gramin Bank " with its Head Office at “ Gandhinagar "; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act 1976 ( 21of 1976 ), hereby directs that with effect from 12th September, 2005, the Kutch Gramin Bank, 
Banaskantha -Mehsana Gramin Bank and Sabarkantha Grandhinagar Gramin Bank , which by reason of amalgamation lias 
ceased to function , shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in 
Section 26 of the said Act. 

[ E No. 1 (2)/2001 -R. R. B.] 
G . C . CHATURVEDI, Jt. Secy. 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2005 
का . आ . 1420( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1269( अ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने तुंगभद्रा 
ग्रामीण बैंक , चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक , कोलार ग्रामीण बैंक और सहयाद्री ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है , 
जिसका नाम " प्रगति ग्रामीण बैंक " है और प्रधान कार्यालय " बेल्लारी " में है । 

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर, 2005 से तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक, कोलार ग्रामीण बैंक और सहयाद्री ग्रामीण बैंक, जिसने 
समामेलन के कारण कार्य करना बंद कर दिया है, का विघटन हो आएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 मे निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 
भी प्रभावी होगा । 


[ फा . सं. 1 ( 2 )/ 2001 - आर. आर. बी. ] 

जी. सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th September, 2005 
S . O . 1420 ( E ).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Economic Affairs) Banking Division , number S . O . 1269 (E ) dated 12th September, 2005, issued under Sub - section ( 1) of 
Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976 ( 21 of 1976) , the Central Government has notified for 
amalgamation of the Tungbhadra Gramin Bank , Chitradurga Gramin Bank , Kolar Gramin Bank and SahyadriGramin Bank 
into a single Regional Rural Bank called as “ Pragathi Gramin Bank " with its Head Office at " Bellary "; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act, 1976 ( 21of 1976 ), hereby directs that with effect from 12th September , 2005 , the Tungbhadra Gramin Bank , 
Chitradurga Gramin Bank , Kolar Gramin Bank and Sahyadri Gramin Bank ,which by reason of amalgamation has ceased to 
function , shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 of 
the said Act . 

[ ENo . 1( 2)/ 2001- R. RB.] 

G . C . CHATURVEDI, Jt. Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2005 
का . आ . 1421 ( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1270( अ ) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने मालप्रभा 
ग्रामीण बैंक, बीजापुर ग्रामीण बैंक , नेत्रावती ग्रामीण बैंक और वरदा ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है , 
जिसका नाम " कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक " है और प्रधान कार्यालय " धारवाड़ " में है ; 

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
एतद्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर , 2005 से मालप्रभा ग्रामीण बैंक , बीजापुर ग्रामीण बैंक, नेत्रावती ग्रामीण बैंक और वरदा ग्रामीण बैंक, जिसने 
समामेलन के कारण कार्य बंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 मे निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी 
प्रभावी होगा । 


[ फा. सं. 1( 2 )/ 2001 - आर. आर. बी . ] 

__ जी . सी . चतुर्वेदी , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi ,the 28th September , 2005 
S . O . 1421 (E ). - Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Departmentof 
Economic Affairs) Banking Division , number S . O . 1270 (E ) dated 12th September, 2005 , issued under Sub - section ( 1) of 
Section 23A of the Regional Rural Banks Act , 1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government has notified for 
2922602005 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii )] 


amalgamation of the Malaprabha Grameena Bank, Bijapur Grameena Bank , Netravati Grameena Bank and Varada Grameena 
Bank into a single Regional Rural Bank called as “ Karnataka Vikas Grameena Bank " with its Head Office at “ Dharwad ” ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act, 1976 (210f 1976 ), hereby directs that with effect from 12th September, 2005 , the Malaprabha Grameena Bank , 
Bijapur Granneena Bank , Netravati Grameena Bank and Varada Grameena Bank , which by reason of amalgamation has ceased 
to function , shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in Section 26 
of the said Act . 

[ E No. 1(2)/2001- R. R. B. ] 

G . C . CHATURVEDI, Jt. Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2005 


का . आ . 1422( अ ). - यतः प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ), बैंकिंग प्रभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 1271 ( अ ) द्वारा , केन्द्रीय सरकार ने बेगूसराय 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर - बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में समामेलन अधिसूचित किया है, 
जिसका नाम " बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है और प्रधान कार्यालय "मुंगेर " में है ; 

अतः , अब, केन्द्रीय सरकार , प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 23घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
एतद्द्वारा निदेश देती है कि 12 सितम्बर, 2005 से बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर- बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 
जिसने समामेलन के कारण कार्यबंद कर दिया है, का विघटन हो जाएगा और उक्त अधिनियम की धारा 26 मे निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए 
भी प्रभावी होगा 


. 


. 


[ फा . सं . 1( 2 )/ 2001 - आर. आर. बी . ] 

जी . सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 28th September, 2005 
S . O . 1422 ( E ). - Whereasby notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Economic Affairs) Banking Division, number S. O . 1271 ( E) dated 12th September, 2005, issued under Sub- section ( 1) of 
Section 23Aof the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government has notified for 
amalgamation of the Begusarai Kshetriya Gramin Bank , Bhagalpur- Banka Kshetriya Gramin Bank and Monghyr Kshetriya 
Gramin Bank into a single Regional Rural Bank called as “ Bihar Kshetriya Gramin Bank ” with its Head Office at 
" Monghyr "; 

Now , therefore, the Central Governinent, in exercise of the powers conferred by Section 23D of the Regional Rural 
Banks Act, 1976 (210f 1976 ), hereby directs that with effect from 12th September, 2005 , the Begusarai Kshetriya Gramin 
Bank , Bhagalpur- Banka Kshetriya Gramin Bank and Monghyr Kshetriya Gramin Bank ,which by reason of amalgamation 
has ccased to function , shall stand dissolved and shall take effect notwithstanding anything to the contrary contained in 
Section 26 of the said Act . 

[ E No . 1(2 )/ 2001- RRB.] 
G. C. CHATURVEDI, Jt. Secy. 


Printed by the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054. . 


